निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 47 


1 अग्रहायण 1939 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

22 नवम्बर 2017 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-14 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग - 9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


, 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

15-15 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


16-20 


2 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


शक्ति , 


सहकारिता विभाग 


गृह जिला 


2 


1 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2017 
सं 0 1 / सह. रा. स्था . बि.स.से.( अंके .) 16 / 2012-2129 — बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्नांकित 
पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ -4 में अंकित वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ -5 
में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित करते हुए स्तम्भ -6 में अंकित पद एवं स्थान का अतिरिक्त प्रभार 
दिया जाता है: 
क्र . नाम / मूल कोटि का 

वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापन स्थान 

अतिरिक्त प्रभार 
सं . वरीयता क्रमांक 

कार्यालय 
1 

3 4 

5 

6 
श्री कृष्णकान्त शर्मा, नालंदा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , 
6/15 

स.स. , मुंगेर । 

स.स., सीवान । 
2 

औरंगाबाद | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 
8/15 

स.स., सीवान । 

स.स., समस्तीपुर । 
3 श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, । मुंगेर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण 
10/15 

स.स. , रोहतास । स.स., कैमूर । 

पदाधिकारी, स.स., 

भोजपुर । 
4 

बेगूसराय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण 
11/15 

स.स., समस्तीपुर । स.स., प. चम्पारण । 

पदाधिकारी, स.स., 

पू. चम्पारण । 
5 श्री कुन्दन लाल, पटना जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , जिला अंकेक्षण 
12/15 

स.स., भोजपुर । स.स., मुंगेर । 

पदाधिकारी, स.स., 
लखीसराय 


श्री धनंजय कुमार, 


" 


श्री राजेश कुमार, 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


30 जून 2017 
सं 0 01 / सह.राज.स्था. (स्थानान्तरण) 04 / 2015-2127 -श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक , स.स. पटना 
प्रमंडल, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने हीं वेतनमान में अपर निबंधक, स.स., बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार 
तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप – सचिव । 


30 जून 2017 
सं0 01 / सह.राज.स्था.(स्थानान्तरण )-04 / 2015-2126 — श्री अरविन्द कुमार पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
सहरसा ( अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक , स.स. , सहरसा) को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रस्तावित जिला केन्द्रीय सहकारी 
बैंक लि ., सुपौल के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


7 सितम्बर 2017 
सं0 01 / सह.राज.स्था.(निजी)-50 / 2013-2912 – श्रीमती संयुक्ता, सहायक निबंधक, स.स. ( बुनकर), गुलजारबाग, 
पटना को बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर सहायक प्राचार्य ( Assistant Professor ) कॉलेज ऑफ 
कॉमर्स, आर्ट्स एण्ड सायंस के पद पर योगदान देने हेतु प्रभार त्याग की तिथि से विरमित किया जाता है । 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


3 


2. श्रीमती संयुक्ता के विरूद्ध किसी भी प्रकार का बकाया लंबित रहने पर उनसे इसकी वसूली कर ली जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


10 जुलाई 2017 
सं 0 01 / सह राज.स्था.अंके.( वेतन उत्क्रमण) -06/12 पार्ट-I-2237— वित्त विभाग के संकल्प सं .- 630, दिनांक 
21.01.2010 एवं पत्रांक -3623, दिनांक 31.03.2010 के आलोक में बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के निम्न जिला 
अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स. को चार वर्षों की सेवा एवं सम्पुष्टि के उपरांत पी.बी. - 3, ग्रेड पे. - 5400 / - में उनके नाम के 
सम्मुख स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से उत्क्रमित किया जाता है : 
क्र . पदाधिकारी का नाम / नियुक्ति की सम्पुष्टि की 

पी.बी. - 3 / 
सं . पदनाम / वरीयता क्रमांक 

तिथि तिथि 

ग्रेड पे. - 5400 / 
अनुमान्यता 

की तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


29.10.2009 


24.07.2015 


24.07.2015 


श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, 
10/15 
जिला अंके.पदा., स.स., कैमूर 


2 


श्री राजेश कुमार , 


27.10.2009 


04.07.2013 


27.10.2013 


3 


11/15 
जिला अंके.पदा., स.स., प. चम्पारण । 
श्री कुन्दन लाल , 
12/15 
जिला अंके.पदा., स.स., मुंगेर । 


31.10.2009 


08.08.2015 


08.08.2015 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


10 जुलाई 2017 
सं0 01 / सह.राज.स्था.अंके .(वेतन उत्क्रमण ) -06/12 पार्ट- I-2238— वित्त विभाग के संकल्प सं.- 630, दिनांक 
21.01.2010 एवं पत्रांक -3623, दिनांक 31.03.2010 के आलोक में बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के तत्कालीन जिला 
अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स. सम्प्रति वाणिज्यकर पदाधिकारी, श्री मनोज कुमार साह को चार वर्षों की सेवा एवं सम्पुष्टि के 
उपरांत पी.बी. - 3, ग्रेड पे.- 5400 / - में नीचे दिये गये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से उत्क्रमित किया 
जाता है 
क्र . पदाधिकारी का नाम / नियुक्ति की तिथि सम्पुष्टि की तिथि 

पी.बी. - 3 / 
सं . 

ग्रेड पे . - 5400 / 
अनुमान्यता की तिथि 


पदनाम 


1 


3 


4 


5 


1 


11.05.2005 


27.04.2010 


27.04.2010 


2 
श्री मनोज कुमार साह, 
तत्कालीन जिला अंके.पदा., 
स.स. सम्प्रति वाणिज्यकर 
पदाधिकारी 


। 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


- 


4 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


10 जून 2017 
सं 0 1 / राज. स्था . (स्थाना.) 14/2017 सह. - 2131 — बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्नांकित 
पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ -5 में अंकित वर्तमान पदस्थापन के स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ -6 
में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित करते हुए स्तम्भ -7 में अंकित पद एवं स्थान का अतिरिक्त प्रभार 
दिया जाता है: 


क्र . 
सं . 


नाम / वरीय 
क्रमांक / कोटि 


पदनाम 


गृह जिला 


वर्तमान 
पदस्थापन 
पद / स्थान 


पदस्थापित स्थान 


अतिरिक्त प्रभार 
पद / कार्यालय 

का नाम 


3 


4 


5 


6 


7 


1 

1 


भोजपुर 


2 
मो जमाल जावेद 

आलम 
01 ( क ) / 17 

सामान्य 
मो . मुर्जीर्बुर रहमान 
9( क ) / 17 सामान्य 


उप निबंधक, 
स.स., पटना 
प्रमंडल, पटना । 


संयुक्त 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ 
उप निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 


2 


सीतामढ़ी 


स.स. , 


स.स., 


संयुक्त निबंधक , 

सहयोग 
समितियाँ, पटना 
प्रमंडल, पटना । 
उप निबंधक , 

बिहार , 
पटना प्रमंडल , 

पटना । 
प्रबंध निदेशक, 
से . को - ऑप 

बैंक लि ., 
मुजफ्फरपुर । 
उप निबंधक, 
स.स., दरभंगा 

प्रमंडल , 
दरभंगा । 


उप निबंधक . 
स.स., तिरहुत 

प्रमंडल , 
मुजफ्फरपुर । 
उप निबंधक , 
स.स., दरभंगा 
प्रमंडल, दरभंगा । 


संयुक्त निबंधक, 

तिरहुत 
प्रमंडल , 
मुजफ्फरपुर । 
संयुक्त निबंधक , 

स.स. , दरभंगा 
प्रमंडल, दरभंगा । 


3 


श्री जवाहर प्रसाद, 
10( क ) / 17 सामान्य 


मधुबनी 


उप निबंधक, 

सहयोग 
समितियाँ 


4 


श्री अशोक कुमार 


भागलपुर 


रजक , 
15 ( क ) / 17 

अ.जा. 


उप निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 


उप निबंधक, 
स.स., भागलपुर 
प्रमंडल, भागलपुर 


संयुक्त निबंधक , 
स.स., भागलपुर 

प्रमंडल, 
भागलपुर । 
जिला सह.पदा., 

भागलपुर । 
सहायक निबंधक, 

स.स. , 
नवगछिया । 


5 


श्री मनोज कुमार 


सारण 


सिंह, 
14( ख) / 17 सामान्य 


6 


वैशाली 


प्राचार्य, 


श्री अजय कुमार 

अंलकार , 
15 ( ख ) / 17 सामान्य 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 
सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 
सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 


जिला 
सहकारिता 
पदाधिकारी, 

आरा । 
जिला 
सहकारिता 
पदाधिकारी , 

बक्सर । 
व्याख्याता सह . 
प्रशि . केन्द्र, 


उप महाप्रबंधक, 
बिहार स्टेट 
को - ऑपरेटिव 
बैंक लि . पटना । 
व्याख्याता, 
सहकारिता 
प्रशिक्षण केन्द्र , 

पूसा । 
जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर । 


7 


दरभंगा 


श्री आलोक रवि , 
17 ( ख ) / 17 सामान्य 


सहकारिता 
प्रशिक्षण केन्द्र, 

पूसा । 
सहायक निबंधक , 
स.स. ,मुज . (पूर्वी.) 
सहायक निबंधक , 
स.स.,मुज. (प .) 


पूसा । 


8 


श्री संजय कुमार, 


नालंदा 


27 ( ख ) / 17 सामान्य 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 


उप महाप्रबंधक. 
बिहार राज्य 
को - ऑपरेटिव 
बैंक लि ., 
पटना । 


सहायक अनुश्रवण 

पदाधिकारी, 
बिहार, पटना । 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


5 


अतिरिक्त प्रभार 


क्र . 
सं . 


नाम / वरीय 
क्रमांक / कोटि 


पदनाम 


गृह जिला 


वर्तमान 
पदस्थापन 
पद / स्थान 


पदस्थापित स्थान 


पद / कार्यालय 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


9 


मो . निसार अहमद, 
30 ( ख ) / 17 सामान्य 


मधुबनी 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 


उप महाप्रबंधक , 
बिहार स्टेट 

को - ऑपरेटिव 
बैंक लि . पटना । 


स.स., 


जिला सहकारिता जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, पदाधिकारी, 
सारण, छपरा । भोजपुर, आरा । 

सहायक निबंधक, 

भोजपुर, 

आरा । 
सहायक निबंधक, 

स.स., छपरा । 
प्रबंध निदेशक, 

के . सह . बैंक 
लि .. खगडिया । 


10 


बक्सर 


श्री रामाश्रय राम, 
37 ( ख ) / 17 अ.जा. 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 


जिला 
सहकारिता 
पदाधिकारी, 
खगडिया । 


11 


श्री संजय कुमार 


भागलपुर 


जिला सह. पदा., 

जमुई 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 


मंडल, 
39 ( ख ) / 17 
अनु.ज.जा. 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 


जिला 
सहकारिता 
पदाधिकारी, 
बांका । 


बांका । 


12 


गोपालगंज 


श्रीमती शशिवाला 

रावल , 
46( ख ) / 17 सामान्य 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 


सहायक 
निबंधक , स.स., 

पटना । 


उप महाप्रबंधक , 
बिहार स्टेट 
को - ऑपरेटिव 
बैंक लि . पटना । 
प्रबंध निदेशक , 
के.सह. बैंक लि ., 

मधुबनी । 


13 


श्री अजय कुमार 

भारती, 


सहायक 


दरभंगा 


निबंधक, 


सहायक 
निबंधक, स.स., 

मधुबनी । 


49 ( ख ) / 17 अ.जा. 


सहयोग 
समितियाँ 
सहायक 


14 


बांका 


श्री संजीव कुमार 

सिंह , 
52 ( ख ) / 17 सामान्य 


जिला सह.पदा., 

नवादा । 


निबंधक, 


सहायक निबंधक, 
स.स., नवादा । 


प्रबंध निदेशक, 
से . को - ऑप , 
बैंक लि ., 
बेगूसराय । 

सहायक 
निबंधक , 
स.स., बक्सर । 


15 


औरंगाबाद 


सहयोग 
समितियाँ 
सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 


सुश्री लवली, 
60 ( ख ) / 17 पि . वर्ग 


जिला सहकारिता सहायक 
पदाधिकारी, निबंधक, स.स., 
पटना । 

दानापुर । 
सहायक निबंधक, 

स.स.,मसौढी । 
सहायक निबंधक, 

स.स., बाढ़ । 
जिला सहकारिता जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, पदाधिकारी, 
गोपालगंज । 

सीवान 
सहायक निबंधक, 
स.स., सीवान । 
सहायक निबंधक, 
स.स., गोपालगंज । 


16 


श्री राकेश शर्मा, 
61 ( ख ) / 17 सामान्य 


सहायक 


निबंधक , 


महाराजगंज 
( यू.पी. ) 


सहायक 
निबंधक , 
स.स., छपरा । 


सहयोग 
समितियाँ 


6 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


अतिरिक्त प्रभार 


क्र . 
सं . 


नाम / वरीय 
क्रमांक / कोटि 


पदनाम 


गृह जिला 


वर्तमान 
पदस्थापन 
पद / स्थान 


पदस्थापित स्थान 


पद / कार्यालय 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


17 


खगड़िया 


श्री अमर कुमार झा , 
62 ( ख ) / 17 सामान्य 


सहायक 
निबंधक , 
स.स., पूर्णियाँ । 


6 
प्रबंध निदेशक , 

से. को - ऑप, 
बैंक लि ., 

गया । 


18 


श्री अनिल कुमार 


सीवान 


सहायक 
निबंधक, 
सहयोग 
समितियाँ 
सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ 
सहायक 
निबंधक , 
सहयोग 
समितियाँ 


सहायक 
निबंधक , 
स.स., बेनीपुर । 


सहायक निबंधक , 

स.स., पुपरी । 


महाप्रबंधक , 
आई.सी.डी.पी., 
शिवहर । 


गुप्ता, 
65 ( ख ) /17अ.पि. 

वर्ग 
श्री अरूण कुमार, 
57 ( ख ) / 17 

अ.पि.व. 


19 


जमुई 


सहायक 
निबंधक , स.स., 

दरभंगा । 


सहायक निबंधक, 
स.स., बेनीपुर । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


आवश्यक सूचना 

16 नवम्बर 2017 
सं 0 सिं ० को0- 1/2001 पार्ट ||| -543 — मुख्य अभियन्ता , जल संसाधन विभाग , सिंचाई सृजन , सिवान के 
परिक्षेत्राधीन सारण मुख्य नहर एवं इसके वितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य हेतु आगामी रब्बी सिंचाई 2017-18 की 
अवधि में इन नहरों में जलापूर्ति बन्द रखने का निर्णय लिया गया है । 

अतः सारण मुख्य नहर एवं इसके वितरण प्रणाली के कमांड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि 
आगामी रब्बी सिंचाई 2017-18 की अवधि में इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि 
उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का 
भरपुर सहयोग प्रार्थित है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अरूण कुमार द्विवेदी , संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण )। 


परिवहन विभाग 


अधिसूचनाएं 

14 नवम्बर 2017 
सं 0 05 / स्था ० ( DTO )-30/2013 ( खण्ड -1 ) परि0-5681 — सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सख्या -13773 , 
दिनांक 01.11.2017 द्वारा श्री वरुण कुमार, बि 0 प्र0 से0, जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली के स्थानांतरण के फलस्वरुप श्री 
जय प्रकाश नारायण, बि 0 प्र0 से0, जिला परिवहन पदाधिकारी , सारण अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी , वैशाली के 
पद के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार राय, उप - सचिव । 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


7 


। 


सं 0 05 / स्था 0( DTO )-30/2013 ( खण्ड -1) परि0-5682 — विभागीय अधिसूचना संख्या -4926 दिनांक 22.09.2017 
द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के कनीय वेतनमान के गैर संवर्गीय पद पर प्रोन्नत श्री शशि शेखरम् , सांख्यिकी, परिवहन 
विभाग, बिहार , पटना को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनय कुमार राय, उप - सचिव । 
सं 0 05 / स्था 0( DTO) -30/2013 ( खण्ड -1) परि0-5683 — विभागीय अधिसूचना संख्या -4927 दिनांक 22.09.2017 
द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के कनीय वेतनमान के गैर संवर्गीय पद पर प्रोन्नत श्री धीरेन्द्र कुमार, सांख्यिकी, परिवहन 
विभाग , बिहार, पटना को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनय कुमार राय , उप - सचिव । 
सं 0 05 / स्था 0( DTO )-30/2013 ( खण्ड -1) परि0-5683 — विभागीय अधिसूचना संख्या -4928 दिनांक 22.09.2017 
द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के कनीय वेतनमान के गैर संवर्गीय पद पर प्रोन्नत मो 0 सादिक जफर, वरीय लिपिक , जिला 
परिवहन कार्यालय , मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी , लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार राय, उप - सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 


6 नवम्बर 2017 


सं0 1 / अ0-1012 / 2017 - सा 0 प्र0-13945 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, भा 0 प्र0 से0 (2006 ), सचिव, बिहार सूचना 
आयोग , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 10.11.2017 
से 24.11.2017 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव की उक्त छुट्टी अवधि में उनके प्रभार हेतु आंतरिक व्यवस्था की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


6 नवम्बर 2017 


सं 0 1 / अ0-1002 / 2016– सा 0प्र0-13928 — श्री आनंद शर्मा, भा 0प्र0 से0 (2013), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, 
मसौढ़ी, पटना, सम्प्रति - उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भागलपुर को अखिल भारतीय 
सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक -08.09.2017 से 21.09.2017 तक कुल 14 दिनों 
के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


3 नवम्बर 2017 


सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1) -सा0 प्र0 -.13921— श्री त्रिपुरारि शरण , भा 0प्र 0 से0(85), अध्यक्ष - सह - सदस्य, 
राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार -विभागीय जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना) अगले आदेश 
तक प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1)-सा0 प्र0-13922 — श्री विवेक कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से 0 ( 89), प्रधान सचिव, 
पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार –प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, 
पटना / निदेशक , चकबंदी, बिहार , पटना / अपर विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना) को 


8 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

2. श्री सिंह , अगले आदेश तक निदेशक , चकबंदी, बिहार , पटना और अपर विभागीय जॉच आयुक्त , सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1)-सा0 प्र0-13923 — श्री असंगबा चुबा आओ, भा 0 प्र 0 से0 (2003), ( अन्तर्राज्यीय 
प्रतिनियुक्ति से वापस होने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, खान एवं भू - तत्व 
विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री आओ अगले आदेश तक निदेशक , खान एवं भू - तत्व के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1)-सा0प्र0-13924— श्री अजय यादव, भा 0 प्र0 से 0(2005), ( अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति 
से वापस होने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अपर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1) -सा0प्र0-13925 — श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव, आई0 आर0 एस 0( 95 ), निवेश 
आयुक्त, मुम्बई (अतिरिक्त प्रभार –प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार -बियाडा) अगले आदेश तक प्रबंध 
निदेशक , आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


1 नवम्बर 2017 


सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2) -सा0 प्र0-13746 — श्री सुनील कुमार यादव, भा 0प्र 0 से 0 ( 2012), उप विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0 प्र0-13747- श्री राघवेन्द्र सिंह, भा 0 प्र0 से 0 (2013), अनुमण्डल पदाधिकारी, 
जयनगर, मधुबनी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
जिला परिषद्, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -2) –सा0 प्र0-13748 - श्री धर्मेन्द्र कुमार , भा 0 प्र0 से 0 ( 2013), अनुमण्डल पदाधिकारी, 
बगहा, पश्चिम चम्पारण को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
जिला परिषद्, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0 प्र0-13749 — श्री योगेन्द्र सिंह, भा 0 प्र0 से 0 ( 2013), अनुमण्डल पदाधिकारी, 
पटनासिटी, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
जिला परिषद्, पश्चिमी चम्पारण , बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -2)-सा0 प्र0-13750 — श्री नवदीप शुक्ला, भा 0 प्र0 से 0 ( 2013), अनुमण्डल पदाधिकारी, 
आरा, भोजपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 
परिषद्, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0 प्र0-13751- श्री सुब्रत कुमार सेन, भा 0प्र 0 से0 ( 2013), अनुमण्डल 
पदाधिकारी , बाढ़, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी , जिला परिषद्, बिहार शरीफ , नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2 )–सा0 प्र0-13752 — श्री नवल किशोर चौधरी, भा 0 प्र 0 से0 ( 2013), अनुमण्डल 
पदाधिकारी, जहानाबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
जिला परिषद्, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2) –सा0 प्र0-13753 — श्री आनन्द शर्मा, भा 0 प्र0 से0 ( 2013), अनुमण्डल पदाधिकारी, 
पटना सदर , पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 
जिला परिषद्, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2)–सा0 प्र0-13754 - सुश्री रंजिता , भा 0प्र 0 से 0 ( 2013 ), अनुमण्डल पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद्, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड –2) –सा0 प्र0-13755 — सुश्री उदिता सिंह, भा 0 प्र0 से0 (2014), अनुमण्डल पदाधिकारी, 
कटिहार सदर , कटिहार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद्, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -2) –सा0 प्र0-13756— श्री अमित कुमार पाण्डेय , भा 0 प्र 0 से0 (2014 ), अनुमण्डल 
पदाधिकारी, खगड़िया सदर, खगड़िया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


9 


। 


सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2) -सा 0 प्र0-13757 श्री शशांक शुभंकर, भा 0 प्र 0 से0 ( 2014), अनुमण्डल 
पदाधिकारी, वायसी, पूर्णिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद् , भोजपुर , आरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2) -सा 0 प्र0-13758 श्री रोशन कुशवाहा, भा 0 प्र0 से 0 ( 2014 ), अनुमण्डल 
पदाधिकारी , भागलपुर सदर, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद्, छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड-2) -सा0 प्र0-13759 श्री आदित्य प्रकाश , भा 0 प्र0 से0 ( 2014), अनुमण्डल 
पदाधिकारी, नवगछिया, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2) -सा0 प्र0-13760 – श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा 0 प्र0 से0 ( 2014), अनुमण्डल 
पदाधिकारी, मधुबनी सदर, मधुबनी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद्, बॉका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -2) -सा0 प्र0-13761- श्री यशपाल मीना, भा 0 प्र 0 से0 (2014 ), अनुमण्डल पदाधिकारी, 
अरवल को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, 
किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) -सा0 प्र0-13762 — श्री श्याम बिहारी मीना, भा 0प्र 0 से 0 (2014 ), अनुमण्डल 
पदाधिकारी , सिवान सदर, सिवान को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त , भागलपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -2) -सा0 प्र0-13763 – श्री सौरभ जोरवाल, भा 0 प्र0 से 0 ( 2014), अनुमण्डल 
पदाधिकारी, सहरसा सदर, सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त , बिहार शरीफ , नालन्दा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2 ) -सा0 प्र0-13764— श्री अमर समीर , भा 0 प्र 0 से0 ( 2015 ) ( केन्द्रीय पदस्थापन से 
विरमित होने के पश्चात दिनांक 09.10.2017 को योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, सिवान सदर , सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री समीर को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के 
लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -144 का प्रयोग 
करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2)-सा0 प्र0-13765 — श्री सुहर्ष भगत, भा 0 प्र 0 से 0 (2015) ( केन्द्रीय पदस्थापन से 
विरमित होने के पश्चात दिनांक 09.10.2017 को योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, भागलपुर सदर, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री भगत को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के 
लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -144 का प्रयोग 
करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2)–सा0 प्र0-13766 — श्री घनश्याम मीना, भा 0प्र 0 से 0 ( 2015) (केन्द्रीय पदस्थापन से 
विरमित होने के पश्चात दिनांक 09.10.2017 को योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , बगहा, पश्चिमी चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री मीना को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के 
लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -144 का प्रयोग 
करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) -सा0 प्र0-13767 – श्री प्रशांत कुमार सी . एच., भा 0 प्र0 से0 (2015) ( केन्द्रीय 
पदस्थापन से विरमित होने के पश्चात दिनांक 09.10.2017 को योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा सदर, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री प्रशांत को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के 
लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -144 का प्रयोग 
करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2)-सा0 प्र0-13768 — श्री सावन कुमार, भा 0प्र 0 से 0 ( 2015) ( केन्द्रीय पदस्थापन से 
विरमित होने के पश्चात दिनांक 09.10.2017 को योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , वायसी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के 
लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट-2, 1974) की धारा -144 का प्रयोग 
करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । 


10 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2) -सा0 प्र0-13769 — श्री मनेश कुमार मीना , भा 0 प्र 0 से 0 (2015) ( केन्द्रीय पदस्थापन 
से विरमित होने के पश्चात दिनांक 09.10.2017 को योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी, खगड़िया सदर, खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री मीना को दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के 
लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -144 का प्रयोग 
करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2)-सा0 प्र0-13770 — श्री सज्जन आर., भा 0 प्र 0 से 0 ( 2015) ( केन्द्रीय पदस्थापन से 
विरमित होने के पश्चात दिनांक 09.10.2017 को योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , बाढ़ , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री सज्जन आर. को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा 
के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट -2, 1974) की धारा -144 का प्रयोग 
करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । 

संख्या -1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0 प्र0-13771- श्री भावेश मिश्रा, भा 0 प्र0 से 0 ( 2015) ( केन्द्रीय पदस्थापन से 
विरमित होने के पश्चात दिनांक 09.10.2017 को योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , पटना सदर, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री मिश्रा को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के 
लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (एक्ट -2, 1974 ) की धारा -144 का प्रयोग 
करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -2) -सा0 प्र0-13772 — सुश्री जे. प्रियदर्शनी , भा 0 प्र0 से0 (2015) ( केन्द्रीय पदस्थापन से 
विरमित होने के पश्चात दिनांक 09.10.2017 को योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर 

पश्चिमी, मुजफ्फरपुर 

के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. सुश्री प्रियर्शनी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा 
के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -144 का प्रयोग 
करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


1 नवम्बर 2017 


सं0 1 / सी0-1011 / 2017 - सा 0 प्र0-13700 — केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से सेवा वापसी के उपरान्त विभागीय अधिसूचना 
संख्या -13688 दिनांक 31.10.2017 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के शीर्ष वेतनमान में 
पदधारण की तिथि से उत्क्रमित पद पर पदस्थापित किये गये पदाधिकारी श्री ए0 संतोष मैथ्यू, भा 0प्र0 से0(बिहारः 1985), जिन्हें 
विभागीय अधिसूचना संख्या -13422 दिनांक 20.10.2017 द्वारा उनसे प्राप्त आवेदन के आलोक में तत्समय धारित अध्यक्ष, 
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद से दिनांक 01 नवम्बर, 2017 के प्रभाव से स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति प्रदान की गयी थी , को वर्तमान में धारित विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद 
से अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली,1958 के नियम -16(2) के उप नियम–(2) के तहत दिनांक 
01 नवम्बर, 2017 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री मैथ्यू को यह स्वीकृति अखिल भारतीय सेवायें ( मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के 
नियम -16(2) के द्वितीय परन्तुक के अनुरुप तीन माह पूर्व सूचना दिये जाने के प्रावधान को क्षांत करते हुए प्रदान की 
गयी है । 

3. श्री मैथ्यू की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या -13422 दिनांक 20.10.2017 द्वारा पूर्व 
निर्गत अधिसूचना उपर्युक्त संदर्भ में निरस्त मानी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


1 नवम्बर 2017 


सं 0 1 / एल0-07 / 2002 - सा 0 प्र0-13699 — विभागीय अधिसूचना संख्या -12990 दिनांक 10.10.2017 द्वारा श्री के 0 
के 0 पाठक , भा 0 प्र0 से 0 ( बी एच:90), प्रधान सचिव - सह- खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त 
प्रभार- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद् , बिहार, पटना / अपर विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना 
/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना / निदेशक , खान एवं भूतत्व, बिहार , पटना) की 
अनुपस्थिति अवधि ( 21.10.2017 से 01.11.2017 तक ) में उनके सभी दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार श्री अतुल प्रसाद, 
भा 0 प्र 0 से 0( 87 ), प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग , बिहार , पटना को सौंपा गया है । 

2. श्री पाठक के कार्य पर लौटने तक, श्री अतुल प्रसाद उनके ( श्री पाठक के ) सभी दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में 
बने रहेंगे । 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


11 


3. विभागीय अधिसूचना संख्या -12990 दिनांक 10.10.2017 को उपर्युक्त सीमा तक परिवर्तित मानी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


31 अक्तूबर 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1) -सा0 प्र0-13688 — श्री ए0 संतोष मैथ्यू भा 0प्र0 से0 (85) - (जिन्हें विभागीय 
अधिसूचना संख्या -13422 दिनांक 20.10.2017 द्वारा दिनांक 01.11.2017 के प्रभाव से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदत्त है और जो 
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत हैं ), को दिनांक 
01.11.2017 तक के लिए विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री मैथ्यू के पदस्थापन काल तक के लिए विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद 
को उक्त पद पर उनके द्वारा प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1)-सा0प्र0-13689 – श्री त्रिपुरारि शरण , भा 0 प्र0 से 0(85), अध्यक्ष - सह - सदस्य, 
राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना दिनांक 02.11.20017 के प्रभाव से अगले आदेश तक विभागीय जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन 
विभाग , बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1) -सा0 प्र0-13690 – श्रीमती आशिमा जैन, भा 0 प्र0 से0 ( 2008) – ( अंतःसंवर्गीय 
प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ), को अगले आदेश तक 
अपर सचिव , श्रम संसाधन विभाग, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खण्ड -1) -सा0 प्र0-13691— श्री नवीन कुमार, भा 0 प्र0 से 0( 2011) – (गैर - राज्य असैनिक सेवा 
से भा 0 प्र0 से 0 में योगदान देकर सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) , को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1) -सा0 प्र0-13692 — श्री उदयन मिश्रा, भा 0 प्र0 से0 (2011) –( गैर - राज्य असैनिक 
सेवा से भा 0 प्र0 से 0 में योगदान देकर सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत), को अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, वित्त विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -1) -सा0 प्र0-13693 -श्री रवि शंकर चौधरी, भा 0 प्र 0 से0 (2011) -( गैर - राज्य असैनिक 
सेवा से भा 0प्र 0 से 0 में योगदान देकर सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत), को अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -1) -सा0 प्र0-13694 श्री सुशांत झा , आई आर पी एस ( 85 ) - ( रेलवे बोर्ड, भारत 
सरकार द्वारा विरमित होने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य में योगदान देकर सामान्य प्रशासन विभाग में 
पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ), को अगले आदेश तक विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


30 अक्तूबर 2017 
सं 0 1 / अ0-1018 / 2014( खंड-1) -सा0 प्र0-13606 — श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव , आई आर एस(93 ), निवेश आयुक्त, 
मुम्बई ( अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना) को दिनांक 09.10.2017 से 13.10.2017 तक कुल 05 दिनों के 
उपार्जित अवकाश (दिनांक 09.10.2017 से 13.10.2017 तक की अवधि में विदेश -यू 0ए 0 ई0 की यात्रा हेतु एक्स - इंडिया लीव 
के साथ ) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


30 अक्तूबर 2017 
सं 0 1 / अ0-1008 / 2017 - सा 0 प्र0-13605 -श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा 0 प्र0 से0 ( 2014), अनुमंडल पदाधिकारी, 
खगड़िया को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.11.2017 से 01. 
12.2017 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री अमित कुमार पाण्डेय की उक्त छुट्टी अवधि में श्री राकेश रमण, बि 0 प्र0 से0 , भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
खगड़िया अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यों के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


12 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


30 अक्तूबर 2017 
सं 0 1 / अ0-13 / 2012 - सा 0 प्र0-13604 -श्री कंवल तनुज, भा 0 प्र 0 से0( 2010), जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -18 बी के अधीन दिनांक 18.12.2017 से 01.01.2018 तक कुल 
15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री कंवल तनुज की पितृत्व अवकाश की उपर्युक्त अवधि में श्री रामअनुग्रह नारायण सिंह, बि 0प्र 0 से0, अपर 
समाहर्त्ता, औरंगाबाद अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


20 अक्तूबर 2017 
सं 0 1 / सी0-1011 / 2017 - सा 0 प्र0-13422— श्री ए0 संतोष मैथ्यू, भा 0 प्र0 से0(बिहार : 1985), अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक 
शिक्षा परिषद् , भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01 नवम्बर,2017 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने हेतु 
समर्पित आवेदन दिनांक 04.10.2017 के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें ( मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 
के नियम -16 (2) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार तीन माह पूर्व सूचना दिये जाने के प्रावधान को शांत करते हुए 

अखिल 
भारतीय सेवायें ( मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम -16 के उप नियम–(2) के तहत श्री मैथ्यू को 
वैयक्तिक कारणों से दिनांक 01.11.2017 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


17 अक्तूबर 2017 
सं 0 1 / पी0-2009 / 2017 - सा 0 प्र0-13258 — श्री ई0 एल 0एस 0एन0 बाला प्रसाद, भा 0 प्र0 से0 ( बी एच : 86 ), विभागीय 
जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना की राष्ट्रपति के विशेष कार्य पदाधिकारी, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली के 
पद पर नियुक्ति के फलस्वरुप श्री त्रिापुरारि शरण, भा 0 प्र 0 से 0( बी एच : 85 ), अध्यक्ष - सह - सदस्य, राजस्व पर्षद् , बिहार, पटना 
अगले आदेश तक विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-2009 / 2017 - सा 0 प्र0-13259 श्री ई0 एल 0 एस 0एन 0 बाला प्रसाद, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 86), विभागीय 
जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना को राष्ट्रपति के विशेष कार्य पदाधिकारी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के 
पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


13 अक्तूबर 2017 
सं0 1 / अ0-1020 / 2014 - सा 0 प्र0-13153 — श्री योगेन्द्र सिंह, भा 0 प्र0 से0(2013), अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी 
को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक -13.05.2017 से 15.07.2017 
तक कुल 64 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


10 अक्तूबर 2017 
सं 0 1 / एल0-07 / 2002 – सा 0 प्र0-12990 – श्री के 0 के 0 पाठक , भा 0 प्र0 से0 ( बी एच:90), प्रधान सचिव - सह- खान 
आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद् , बिहार , पटना / अपर विभागीय 
जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना 
/ निदेशक , खान एवं भूतत्व, बिहार, पटना) द्वारा जे 0एफ 0 के 0 स्कूल , हॉवर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिएटिंग 
कॅलैबरेटिव सॅलूशन इनोवेशनस् इन गर्वनेंस , विषय पर आयोजित अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 21.10.2017 से 27 . 
10.2017 तक भाग लिये जाने से संबंधित तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त श्री पाठक द्वारा निजी खर्च पर अमेरिका प्रवास 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


13 


क्र . 


हेतु दिनांक 28.10.2017 से 01.11.2017 तक की संबंधित अनुपस्थिति अवधि में उनके पद / प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था 
निम्नवत की जाती है : 
प्रासंगिक वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित पद 

पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम जो प्रासंगिक 
अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ ब के पद के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे 

स 
1 प्रधान सचिव - सह- खान आयुक्त , खान एवं भूतत्व विभाग, श्री अतुल प्रसाद, भा 0 प्र 0 से0 (87), प्रधान सचिव , 

बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना 
बिहार, पटना / अपर विभागीय जाँच आयुक्त , सामान्य प्रशासन 
विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज 
विकास निगम लिमिटेड , पटना / निदेशक , खान एवं भूतत्व , 
बिहार, पटना ) 


अ 


ब 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


7 अक्तूबर 2017 
सं0 1 / वि 0 प्र0-1003 / 2017 - सा 0 प्र0-12834 — श्री त्यागराजन एस एम, भा 0 प्र0 से0 ( बी एच:2011), जिला 
पदाधिकारी, नालंदा द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एल.एस.ई ), लंदन (यू.के.) में दिनांक 09.10.2017 से दिनांक 
13.10.2017 तक आयोजित ई - गर्वनेंस बेस्ड सिटिजन - सेंट्रिक सर्विस डिलिवरी विषय पर आयोजित विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम 
में भाग लिये जाने से संबंधित अनुपस्थिति अवधि हेतु उनके पद / प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत की जाती है : 


क्र . 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम जो प्रासंगिक अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ 

ब के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे 


प्रासंगिक वैकल्पिक व्यवस्था से 

संबंधित पद 

ब 
जिला पदाधिकारी, नालंदा 


ल 


स 


1 


श्री अनुपम कुमार, भा 0 प्र0 से0 ( बी एच: 2003), राज्य परिवहन आयुक्त, 
बिहार, पटना( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग , 
बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, संवाद समिति , सूचना एवं जन सम्पर्क 
विभाग , बिहार, पटना) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


5 अक्तूबर 2017 
सं 0 1 / अ0-29 / 2008 - सा 0 प्र0-12775 श्री आदेश तितरमारे , भा 0 प्र 0 से 0(2006), जिला पदाधिकारी, भागलपुर को 
अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 25.11.2017 से 05.12.2017 तक 
कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


5 अक्तूबर 2017 
सं 0 1 / अनि 0प्र0-1001 / 2015( खंड) -सा0 प्र0-12774 – श्रीमती विजयलक्ष्मी एन , भा 0 प्र0 से0 ( बी एच: 95), सचिव, पशु 
एवं मत्स्य संसाधन विभाग,बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना) द्वारा 
भारतीय हयूमेन सेटेलमेंट संस्थान, बेंगलूरू में दिनांक 09.10.2017 से दिनांक 13.10.2017 तक आयोजित मध्य सेवाकालीन 
प्रशिक्षण में भाग लिये जाने से संबंधित अनुपस्थिति अवधि हेतु उनके पद / प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत की 
जाती है : 


14 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


क्र . 


प्रासंगिक वैकल्पिक व्यवस्था से 

संबंधित पद 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम जो प्रासंगिक अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ 

ब के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे 


अ 


ब 


स 


1 


सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन 

विभाग,बिहार, पटना 
प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य महिला 

विकास निगम, पटना 


श्री सुधीर कुमार, भा 0 प्र0 से 0(88), प्रधान सचिव, कृषि विभाग , बिहार, पटना 
( अतिरिक्त प्रभार - प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) 
श्रीमती अश्विनी दत्तात्रोय ठकरे, भा 0 प्र 0 से 0( 2006), अपर सचिव, वित्त विभाग , 

बिहार, पटना 


2 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 36-571 + 10- डी ० टी ० पी ० । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


15 


भाग - 9 - ख 


और सर्वसाधारण 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


No. 1399 - I, Rahul Ram, S / O- Awadh Kishore Ram, R/ O - Vill+ PO - Bharauli , P.S- Andar, 
Dist -Siwan , Bihar declare that earlier I was known as Rahul Ram but I have changed my name 
from Rahul Ram to Rahul Rajshekhar, Vide Affidavit No.- 45 / Dated 11.08.17 . from given date | 
will be known as Rahul Rajshekhar for all future purposes . 

Rahul Ram . 


No. 1401 - I, Kumar Saheel S / O Sri Pankaj Kumar R/ O Budha Nagar Road No.- 3 , 
Kankarbagh, Patna declare vide Afdvt. No. 1278 dated 20.04.16 that now onwards I shall be 
known as Saheel Sinha for all future purposes. 

Kumar Saheel. 


सं 0 1405 - मैं गौतम चन्द जैन , पिता - अशोक चन्द जैन , पता - सूर्या अपार्टमेन्ट, फ्रेजर रोड पटना एफिडेविट नं 0 
9358 दिनांक 06/06/17 घोषणा करता हूँ कि अब मैं गौतम जैन के नाम से जाना जाऊंगा । 

गौतम जैन । 


No. 1406 - I, SAVITA W / o - Safdar Ali , R/ o- Ratnagiri Appt, Samanpura, Patna, 
have changed my name from SAVITA to SAVITA ALI after my marriage vide affidavit 
No. 21 on dated 10.10.2017 , Patna . Henceforth , I shall be known as SAVITA ALI for all 
purposes. 

SAVITA. 


No. 1423-1 Abhishek Raj, S / o - Narayan Singh , R / o- House no.529 , Islamiya Chowk Ward 
no.16 , Gangjala , Saharsa, Bihar vide affidavit no . 597 dated 05.05.17 shall be known as 
Abhishek Singh for all future purposes. 

Abhishek Raj. 


अधीक्षक, 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 36-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


16 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा 

प्रकाशित 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

3 नवम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2 )–सा0 प्र0-13885 
( 1 ) सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना 

की अधिसूचना संख्या -1 / पी0-1001 / 2016 
( खण्ड-2) –सा0 प्र0-13764 दिनांक 01.11.2017 में श्री अमन समीर, भा 0 प्र 0 से0 (2015) का नाम, श्री अमर 

समीर अंकित हो गया है । 
( 12) अतः विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड-2) –सा0प्र0-13764 दिनांक 01.11.2017 में 

अंकित नाम , श्री अमर समीर को श्री अमन समीर पढ़ा जाय । उक्त अधिसूचना की अन्य स्थितियाँ 
अपरिवर्तित रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


सहकारिता विभाग 


शुद्धि - पत्र 

21 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / सह.राज.स्था.(स्थानान्तरण )-04 / 2015-3071 - विभागीय अधिसूचना संख्या -2131, दिनांक 30.06.2017 के 
क्रम संख्या -11 के स्तम्भ -7 में अंकित पद जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई को जिला सहकारिता पदाधिकारी 
सह - सहायक निबंधक , स.स., जमुई पढ़ा जाय । 

शेष यथावत् रहेगा । 
एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल, उप - सचिव । 


. 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

14 नवम्बर 2017 
सं0 ग्रा ० वि०-14 (नि 0 को ०) सीतामढ़ी -11/ 2016-336987 / ग्रा ० वि ० - श्री विनित कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड 
विकास पदाधिकारी, पुपरी ( सीतामढ़ी ) को आर्थिक अपराध इकाई (निगरानी विभाग) पटना की टीम द्वारा दिनांक 
02.07.2016 को कथित तौर पर घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


17 


बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 भाग-4 के नियम- ( 2 ) ( क ) में निहित 
प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0- 279043 दिनांक 25.07.2016 द्वारा कारा निरोध की तिथि 
02.07.2016 से उनके कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया । 

2 ) श्री सिन्हा के द्वारा दिनांक 21.02.2017 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 22.02.2017 को 
विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया । तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं0- 319468 दिनांक 28.07.2017 
द्वारा श्री सिन्हा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम -9 (3 )(i ) के 
आलोक में निलम्बनमुक्त कर दिनांक 22.02.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया । 

3 ) श्री सिन्हा के विरूद्ध गंभीर कदाचार / भ्रष्टाचार का आरोप होने तथा निगरानी थाना कांड सं0- 065/16 
दर्ज होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0- 319501 दिनांक 28.07.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1 )( ग ) के आलोक में योगदान की तिथि दिनांक 22.02.2017 
के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि में श्री सिन्हा का मुख्यालय 
समाहरणालय सीतामढ़ी निर्धारित किया गया । 

4 ) श्री सिन्हा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 16.05.2017 में उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से 
निलम्बन मुख्यालय परिवर्तन हेतु अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त निलम्बन मुख्यालय सीतामढ़ी समाहरणालय के 
स्थान पर समाहरणालय पटना किया जाता है । 
5 ) विभागीय अधिसूचना सं0- 319501 दिनांक 28.07.2017 की शेष शर्ते पूर्ववत् रहेंगी। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
संजय 

कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

19 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / सह.राज. स्था .(कोर्ट केस) -34 / 2015-3044- श्री हेमचन्द्र सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
सारण - सह - प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., छपरा के विरूद्ध कैश क्रेडिट ऋण की स्वीकृति में 

स्वीकृति में जानबूझकर नियम 
का उल्लंघन कर गंभीर वित्तीय अनियमितता करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या -1550, दिनांक 23008.1995 द्वारा 
श्री सिंह को निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1789 , दिनांक 08.09.1995 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यावाही 
संचालित की गई थी । जिसके फलाफल के आधार पर श्री सिंह को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया था । बर्खास्तगी 
आदेश में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-217, 
दिनांक 15.01.1999 द्वारा श्री सिंह को बर्खास्त किया गया था । 

2- उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन दायर किया 
गया था । 

3- बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या 
4746/1999 दायर किया गया था , जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायादेश में विभाग में अपील आवेदन दायर किये 
जाने के आलोक में दायर याचिका को खारिज कर दिया और अपीलीय प्राधिकार को श्री सिंह के अपील आवेदन को शीघ्र 
निष्पादन करने का निदेश दिया गया । इस क्रम में श्री सिंह से प्राप्त अपील अभ्यावेदन को सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत 
करते हुए इसकी सूचना श्री सिंह को विभागीय पत्रांक -482 दिनांक 18.03.05 द्वारा दे दी गई । 

4- श्री सिंह ने बर्खास्तगी आदेश और अपील अभ्यावेदन के अस्वीकृत करने के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय , 
पटना में समादेश याचिका संख्या 13813/05 दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विस्तृत न्यायादेश दिनांक 
07.12.07 को पारित किया गया । 

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के कार्यशील अंश कंडिका -12 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 
माना गया है कि आवेदक ऋण स्वीकृति में असावधानी के लिए दोषी हैं , परन्तु इसके लिए बर्खास्तगी का दिया गया दण्ड 
अत्यन्त कठोर है । बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को बर्खास्तगी आदेश से हटकर कोई भी अन्य दण्ड 
जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी सम्मिलित हो पर विचार करने का आदेश दिया गया । 

5- समादेश याचिका -13813 / 2005 में दिनांक 07.12.07 को पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा विधि 
विभाग से परामर्श प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय , पटना में एल.पी.ए. संख्या 412/08 दायर किया गया । माननीय उच्च 
न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.08 को अपील स्वीकार किया गया और दिनांक 07.12007 के न्यायिक आदेश पर रोक लगा दी 
गई । 


- 


। 


18 

बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 
6- इसी बीच श्री हेमचन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 15.02.11 को हो गई , जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा पूर्व 
प्रतिवादी हेमचन्द्र सिंह के बदले उनके पुत्रों को प्रतिवादी बनाने हेतु I.A. आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया 
गया । 

7- राज्य सरकार द्वारा दायर अपील आवेदन एल.पी.ए. संख्या -412 / 08 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 
06.05.15 को निष्पादित कर दिया गया । न्यायालय ने माना है कि एल.पी.ए. के दौरान आवेदक की मृत्यु हो जाने के कारण 
इसका प्रभाव इस पर पड़ा है । अब Remand ( पुनः दंडादेश पर विचार करने ) Unworkable (प्रभावहीन) है । इनके 
वैधिक उत्तराधिकार को अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है । ऐसी स्थिति में अनिवार्य सेवा निवृत्ति 
न्याय को पूरा कर देता है और दोनों पक्षों के हितों को सुरक्षित करता है । 

8- एल.पी.ए. संख्या -412 / 08 में दिनांक 06.05.15 को पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा विधि विभाग 
का परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय , नई दिल्ली में SLP ( CIVIL ) No. CC 22624/2016 State 
of Bihar & ors Hem Chandra Singh ( D ) through LRS & Anr. दायर किया गया । जो दिनांक 16.01.2017 
सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है । अतः एल.पी.ए. संख्या -412 / 08 में पारित आदेश के 
अनुपालन के क्रम में विभागीय अधिसूचना सं.- 217, दिनांक 15.01.99 द्वारा श्री हेमचन्द्र सिंह के बर्खास्तगी आदेश को 
निरस्त करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड में सम्परिवर्तित करने के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्श माँगा गया था । 
विधि विभाग द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा LPA संख्या 412/2008 में दिनांक 06.05.2015 को पारित आदेश का 
अनुपालन करते हुए श्री सिंह की सेवा बर्खास्तगी की तिथि से उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने संबंधी आदेश निर्गत करने 
एवं उक्त के आलोक में श्री सिंह के वैध उत्तराधिकारियों को श्री सिंह को अनुमान्य सेवांत लाभ यथाशीघ्र भुगतान करने का 
परामर्श प्राप्त हुआ । 

9- विधि विभाग के परामर्श के अनुरूप श्री सिंह की सेवा बर्खास्तगी की तिथि से उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त किये 
जाने संबंधी आदेश निर्गत करने एवं उक्त के आलोक में श्री सिंह के वैध उत्तराधिकारियों को श्री सिंह को अनुमान्य 

सेवांत 
लाभ यथाशीघ्र भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

10- चूंकि श्री सिंह की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग , पटना की अनुशंसा पर की गई थी अतएव विभागीय 
पत्रांक -1721 दिनांक 29.05.17 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय अधिसूचना संख्या -217 दिनांक 15.01.99 
द्वारा श्री हेमचन्द्र सिंह के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए उनके बर्खास्तगी की तिथि से उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्त 
किये जाने संबंधी आदेश निर्गत करने एवं श्री सिंह के वैध उत्तराधिकारियों को अनुमान्य सेवान्त लाभ भुगतान करने संबंधी 
राज्य सरकार के निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग , पटना की सहमति मांगी गई । सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 
पटना के पत्रांक -778 / लो.से.आ., दिनांक 06.07.17 द्वारा सूचित किया गया कि " बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य परिसीमन) 
विनियम 1957 की कंडिका -14 में प्रावधान है कि ऐसे किसी मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, जहाँ 
आयोग पूर्व प्रक्रम में दिये जाने वाले आदेश के बारे में अपनी सलाह दे चुका हो और उसके बाद कोई नया निर्धारणी प्रश्न न 
उठा हो । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग का परामर्श विभाग / सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है । 

11- अतएव एल.पी.ए. संख्या -412 / 08 में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा दिनांक 06.05.15 को पारित 
आदेश के अनुपालन के क्रम में प्राप्त विधि विभाग के परामर्श के आलोक में सहकारिता विभाग के अधिसूचना सं . - 217 , 
दिनांक 15.01.99 द्वारा श्री हेमचन्द्र सिंह के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किया जाता है तथा बर्खास्तगी की तिथि से उन्हें 
अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है एवं स्व . सिंह के वैध उत्तराधिकारियों को अनुमान्य सेवांत लाभ यथाशीघ्र भुगतान करने का 
आदेश दिया जाता है । 
12- इसमें मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम , उप - सचिव (निगरानी) । 


4 सितम्बर 2017 
सं 0 08 / नि.को.( रा.)विभागीय -709 / 2017-2872 — जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 739-2 / स्था . दिनांक 
19.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भागलपुर सृजन घोटाले के मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सुपौल द्वारा 
दूरभाष पर सूचित किया गया है कि वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के मौखिक निदेशानुसार दिनांक 19.08.2017 के पूर्वाह्न 
3:00 बजे में श्री पंकज कुमार झा , जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल को सुपौल स्थित उनके आवास स्थल, धर्मशाला रोड 
से हिरासत में लिया गया एवं भागलपुर कोतवाली थाना कांड संख्या -508 / 2017 में पूछताछ हेतु SIT टीम को आज पूर्वाह्न 
10:00 बजे सुपुर्द कर दिया गया । 

2. श्री झा दिनांक 19.08.2017 के पूर्वाह्न 3:00 बजे से हिरासत में है । मामला भागलपुर सृजन घोटाले से संबंधित 
है, जिसकी जाँच / अन्वेषण SIT टीम द्वारा की जा रही है । अतः श्री पंकज कुमार झा , जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल 
को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के नियम-9(1)(ग ) एवं 9(2)(क ) के तहत दिनांक 
19.08.2017 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3. निलम्बन अवधि में श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 
10 के तहत उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् श्री झा का मुख्यालय संयुक्त 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


19 


निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल , पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है । जहाँ वे अपना योगदान समर्पित 
करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग को देंगे । 

4. उक्त के क्रम में श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम -17 के तहत अलग से की जायेगी । 
5. इस आदेश में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम, उप - सचिव (निगरानी) । 


21 सितम्बर 2017 
सं 0 08 / नि.को.( रा.)विभा .- 702 / 13-3066 — श्री आशीष कुमार झा , तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दि हजारीबाग सेन्ट्रल 
को - ऑपरेटिव बैंक लि ., हजारीबाग, सेवा निवृत्त सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ (अर.), बिहार , पटना के विरूद्ध नियम 
के विपरित दि राँची - खूटी सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., राँची से रू . 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये ऋण लेने एवं समय 
पर किश्त नहीं चुकाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या -1435 दिनांक 28.03.14 द्वारा श्री झा को निलंबित कर 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक -1436 दिनांक 28.03.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं उनके विरूद्ध प्रबंध 
निदेशक , हजारीबाग सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि., हजारीबाग के पदस्थापन काल में पद का दुरूपयोग, बैंक के कोष का 
दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता तथा अपराधिक साजिश के तहत कोष गबन में सहभागिता आदि से संबंधित आरोपों के 
लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक -1437 दिनांक 28.03.2014 द्वारा दूसरी विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

श्री झा के दिनांक 31.03.2014 को सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके सेवा निवृत्ति की तिथि से उन्हें 
निलम्बन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाहियों को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43( बी) के 
तहत सम्परिवर्तित किया गया । 

श्री आशीष कुमार झा की दिनांक 14.05.2016 को मृत्यु हो जाने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त वैधिक 
परामर्श के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया गया है : 

(i) विभागीय संकल्प ज्ञापांक -1436 दिनांक 28.03.2014 एवं संकल्प ज्ञापांक -1437 दिनांक 28.03.2014 द्वारा 
संचालित दोनों विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है । 

( ii ) निलम्बन अवधि दिनांक 28.03.2014 से 31.03.2014 तक को कर्त्तव्य अवधि मानते हुए सेवा विनियमित की 
जाती है । 

( iii ) स्व . झा द्वारा राँची - खूटी सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., राँची से लिये गये व्यक्तिगत ऋण 1,00,000 / 
( एक लाख रूपये) रूपये का अवशेष मूल एवं सूद दिनांक 16.02.2016 तक की कुल राशि 2,48,537 / - ( दो लाख अड़तालीस 
हजार पाँच सौ सैतीस रूपये) रूपये वसूली उनके देय अव्यहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि से कर लिया जाय । 
इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र राम , उप - सचिव (निगरानी) । 


- 


26 जुलाई 2017 
सं 0 08 / नि.को ( रा.)निग. - 103 / 2017-2454 — श्री राकेश शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, छपरा , सारण को 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार , पटना के धावादल द्वारा दिनांक 08.07.2017 को परिवादी श्री श्याम बाबू महतो से रू ० 
10,000 / - ( दस हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिनांक 09.07.2017 न्यायिक हिरासत में भेजा गया है । 
इस क्रम में श्री कुमार के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-054 / 2017 , दिनांक 09.07.2017, धारा 7/13 (2)-सह - पठित 
धारा -13 (1)( डी .) भ्र.नि . अधिनियम 1988 दर्ज किया गया है । श्री शर्मा 48 घंटों से अधिक अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में 
शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में निरूद्ध है । 

2. उक्त के आलोक में लोकहित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के 
नियम -9(2)( क ) के तहत श्री शर्मा को दिनांक 09.07.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता 

3. निलम्बन अवधि में श्री शर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 
10(3) के तहत उन्हें नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके प्राधिकार पत्र के आधार पर उनके नामांकित 
आश्रित को किया जा सकेगा । ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा, जहाँ ये कारावास में 
जाते समय पदस्थापित थे । कारावास से मुक्त होने के पश्चात् इनका मुख्यालय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना 


है 


। 


20 


बिहार गजट , 22 नवम्बर 2017 


प्रमंडल , पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है, जहाँ ये अपना योगदान समर्पित करेंगे एवं विभाग को भी सूचित 


करेंगे । 


4. उक्त के क्रम में श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम -17 के तहत अलग से की जायेगी । 
इस आदेश में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
राजेन्द्र राम, उप - सचिव (निगरानी ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 36-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


